रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 03 , 2018 / अग्रहायण 12 , 1940 
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 03, 2018/ AGRAHAYANA 12, 1940 


सं . 4721] 
No. 4721] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018 
का . आ . 5947( अ ). - खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण अधिनियम , 2006 ( 2006 की अधिनियम सं . 34) की धारा 5 व 7 में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार , एतदद्वारा सुश्री रीता तेवतिया ( Rita Teaotia) को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक 
प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 2, 25, 000/ -रु. ( लेवल - 17) प्रतिमाह (निर्धारित ) के वेतनमान तथा समय- समय पर लागू अन्य भत्तों के 
साथ 28 नवंबर , 2018 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , 
नियुक्त करती है । 

2. संपदा निदेशालय के दिनांक 12.03. 2018 के का . ज्ञा .सं . 11013/ डी / 6/ 2018- नीति -| के साथ पढ़े जाने वाले संपदा 
निदेशालय , शहरी विकास मंत्रालय के का . ज्ञा . सं . 12035 / 28/ 96 -नीति .|| ( खंड II ) के पैरा ||| के अनुसार , सुश्री रीता तेवतिया भारतीय 
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की सामान्य अवधि के लिए एबी - 12, पंडारा रोड , नई दिल्ली में 
स्थित अपने मौजूदा सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए पात्र हैं , बशर्ते कि वे जीपीआरए के अवधारण हेतु आवेदन करें और संपदा 
निदेशालय द्वारा अनुमति प्रदान की जाए । 

[ फा . सं . पी -15025/ 27/ 2014 -एफआर( भाग- 2 )] 

डॉ . मनदीप के. भंडारी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
( Department of Health and Family Welfare ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd December, 2018 
S .O . 5947 (E ). — In exercise of powers conferred under Section 5 and 7 of the Food Safety and Standards Act , 
2006 (Act No. 34 of 2006 ), the Central Government hereby appoints Ms. Rita Teaotia as Chairperson of the Food Safety 
and Standards Authority of India , in the scale of Rs .2, 25 ,000 /- (Level - 17 ) per month ( Fixed ) plus allowances as 


7006 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC. 3 (ii)] 
applicable from time to time, w .e.f. the forenoon of 28th November, 2018 for a period of three years or till the age of 65 
years or until further orders, whichever is earliest. 


2 . In terms of Para .III of Directorate of Estates, Ministry of Urban Development, OM No.12035 /28 / 96 
Pol. II (Vol. II) dated 08 . 12 .2016 read with the OM . No. 11013/D /6 / 2008 -Pol.I dated 12 .03. 2018 of the Directorate of 
Estates, Ms. Rita Teaotia is eligible for retention of her presentGovernment Accommodation located at AB - 12 , Pandara 
Road , New Delhi, for the normal period of her tenure as Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of 
India , subject to conditions that she applies for retention of the GPRA and permission is granted by the Directorate of 
Estates. 


[ F .No. P - 15025 /27 /2014 - FR (Pt.2 )] 


Dr. MANDEEP K . BHANDARI, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 . 12 .06 
12 :53:24 + 05 30 


